रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 19 , 2018 / माघ 30 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19 , 2018/MAGHA 30 , 1939 


सं . 651 ] 
No. 651 ] 


कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 16 फरवरी , 2018 


का . आ . 734 ( अ) --केंद्रीय सरकार , दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड ( ii) में का . आ . संख्यांक 2989 ( अ ), तारीख 20 नवंबर , 2014 द्वारा 


प्रकाशित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में , "विशेष न्यायाधीश ( 2जी स्पैक्टरम मामले ) के न्यायालय ,केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली तथा अपीलीय 


रिवीजनल न्यायालयों में ( 2जी ) स्पैक्टरम मुकदमें के अभियोजन , अपील/रिवीजन तथा इनसे संबंधित अन्य किसी मामले में अभियोजन के 


लिए " शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायाधीश ( 2जी स्पैक्टरम मामले ) का न्यायालय , केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में दिल्ली विशेष 


पुलिस स्थापन ( केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ) द्वारा अन्वेषण किए गए 2जी स्पैक्टरम से संबंधित उद्भूत मामलों के अभियोजन के लिए " शब्द रखे 


जाएंगे । 


[ फा . सं . 225/ 59/ 2014- ए. वी . डी .- 2 ] 


एस . पी . आर. त्रिपाठी , अवर सचिव 


976 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 


(Department of Personnel and Training) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th February , 2018 
S . O . 734 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of section 24 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby amends the notification published in the Gazette of India , 
Part - II , Section 3 , Sub - section (ii ) vide number S . O . 2989 dated the 20th November, 2014 , namely: 


In the said notification for the words “ appeals /revisions or other proceedings arising out of the cases related to 
2G Spectrum investigated by the Delhi Special Police Establishment ( CBI) in the Court of Special Judge (2G Spectrum 
cases), Central Bureau of Investigation, New Delhi and appellate /revisional Courts ” , the words “ arising out of the cases 
related to 2G Spectrum investigated by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in the Court of Special Judge (2G 
Spectrum cases), Central Bureau of Investigation , New Delhi” shall be substituted . 

[F . No . 225 /59/ 2014 -AVD - II] 


S . P . R . TRIPATHI, Under Secy . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018.02.19 17:47: 40 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


